इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


सत्यमेव 


ময়র 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 192 ] 


भोपाल , रविवार , दिनांक 7 जून 2020 - ज्येष्ठ 17 , शक 1942 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल, दिनांक 7 जून 2020 


क्र . एफ - ए- 6-34-2015- एक- (1).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 316( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मध्यप्रदेश 
के राज्यपाल , डॉ . रमन सिंह सिकरवार, सेवानिवृत्त , भा.पु.से. एवं डॉ . देवेन्द्र सिंह मरकाम , चिकित्सा अधिकारी, को मध्यप्रदेश लोक सेवा 
आयोग के सदस्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

डी . के . नागेन्द्र, उपसचिव, 


383 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -- 2020 . 


